60 


HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 16, 2010 ( MAGH. 27, 1931 SAKA) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 2 फरवरी, 2010 


क्रमांक 1007/268 -उल्यू० एन ०: -क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि को सार्वजनिक खर्च 
पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामत: निर्माण शिमला राजवाह बुर्जी नं ० 0 से लेकर 17800 तक जो कि सिरसा पैरलल बुर्जी नं 0 57088/एल से 
निकाला जाना प्रस्तावित है, के छुटे हुए भाग किला व मुरब्बा नं 0 में से जो कि नीचे दर्शाया गया है जो कि गांव कलायत व पिंजूपुरा, तहसील 
व जिला कैथल के लिए अपेक्षित है । 


एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरणानुसार स्थान उपर्युक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की व्यवस्था के अधीन उन सभी को सूचनार्थ तथा अधिसूचित किया जाता 
है जो इससे सम्बन्धित है । 


उपरोक्त दी गई शक्ति के अधीन राज्यपाल हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारी व उनके अधीन कर्मचारियों को सर्वेक्षण या प्रवेश 
करने की अनुमति प्रदान करता है । 


कोई व्यक्ति जिसे भूमि अधिग्रहण के बारे में ऐतराज है, अधिसूचना जो कि गजट व दो दैनिक अखबारों में प्रकाशित होगा, वह व्यक्ति 
भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पंचकूला को लिखित रूप में अपना ऐतराज प्रकट कर सकता है । 

भूमि के नक्शे तथा अन्य सभी विवरण का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलैक्टर पंचकूला तथा कार्यकारी अभियन्ता , नरवाना जल सेवाएं 
मण्डल नरवाना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


क्र ० सं ० जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


मुरबा 


किला 


नं ० 


एकड़ 


नं ० । 


नं ० 


भूमि की एक पट्टी जो कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में 
घटती और बढ़ती है । जैसे कि मानचित्र पर दर्शा रखी 


1 . 


कैथल 


कैथल 


कलायत 


30 


3.38 


279 


18/2, 17/3 


315 


5/1/2, 51213, 6/1/3/2, 6/1/3/1 


328 


7/1/3, 7/2/3, 8/1/2, 15/1/1 , 15/213, 


16/ 2,3/ 1/ 2 


329 


20/3 


2 . 


कैथल 


कैथल 


पिंजूपुरा 


31 


1.21 


65 


5 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार 


रमाकान्त शर्मा, 


अधीक्षक अभियन्ता, 


भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल, कैथल | 


1 


Part I ) 


HARYANA GOVT. GAZ .. FEB . 16 , 2010 (MAGH . 27 , 1931 SAKA ) 


61 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 2nd February, 2010 


No. 1007/268 -WN --Whereas, it appears to the Governor of Haryana that fand specified below is needed by the 
Government, at the public expenses, for public purpose, namely for CONSTRUCTING SHIMLA MINOR FROM RD 
0 10 17800 OFF TAKING AT RD 57088 -L SIRSA PARALLEL DISTY. FOR THE LEFTOVER RECTANGLE NO . 
AS MENTIONED BELOW OF VILLAGE KALAYAT & PINJUPURA , TEHSIL & DISTRICT KAITHAL. Itis hereby 
notified that the land in the locality described below is needed for the ahove purpose. 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ) for 
the information of all to whoin it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises the 
officers of Public Works Department,Irrigation Branch , Haryana with their servants and workmen , for the time being 
engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or 
peripitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of land in the locality may , within a period of 
thirty days of publication of this notification in the official gazette or in two daily newspapers circulating in the locality 
ofwhich at- lease one shall be in the regional language or publicity in locality, whichever is later, file objection , if any , 
in writing before the Land Acquisition Collector, Panchkula . 


The plan of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, Panchkula and Executive 
Engineer, Narwana Water Services Division , Narwana . 


Specifications 


Si. 


District 


Tehsil 


Village 


H.No. 


Area in Murba No./ 


Remarks 


No. 


Acres 


Killa No. 


A strip of land in the Direction of North to South as 
marked on the index plan falling in the following 
Killa No. as deinarcated at site . 


1 


1 . 


Kaithal 


Kaithal 


Kalayat 


30 


3.38 


279 


18/2 , 17/3 


315 


5/1/2 , 5/2/3 , 6/1/3/2 , 6/1/3/1 


328 


7/1/3 , 7/2/3 , 8/1/2 , 15/1/1 , 15/2/3 , 


16/2 , 3/1/2 


329 


20/3 


2 . 


Kaithal 


Kaithal 


Pinjupura 31 


1.21 


65 


5 


By Order of Governor of Haryana 


RAMA KANT SHARMA, 

Superintending Engineer, 
Bhakra W / S Circle , Kaithal. 


46735C.S . - H.G.P ., Chd . 


